निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 320 पटना. आषा , 1931 CroPoon 


( संo पटना 320 ) 


19 आषाढ़ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जुलाई 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


आदेश 


7 जुलाई 2009 


सं0 15 / सं0सं0 - 16 - 16 / 07 का0 - 3140 — माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 सं0 


1325 / 2005 ब्रजनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी 


स्थिति , उक्त वाद में दिनांक 1 दिसम्बर 2008 को पारित आदेश एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 


7907, दिनांक 28 नवम्बर 2008 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र सं0 440 , दिनांक 21 मई 2009 


द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञापन सं0 13 / 87 द्वितीय सचिवालय सहायक सीमित 
प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत श्री ब्रजनंदन पासवान , अनुक्रमांक 5516 , कोटि - अनुसूचित जाति (02 ) सचिवालय 
संवर्ग, जन्म -तिथि 22 अगस्त 1951 की नियुक्ति उनसे कनीय की नियुक्ति की तिथि अर्थात दिनांक 01 जुलाई 


लय 


1994 से सहायक के पद पर वेतनमान रु0 1500 - 2750 ( अपुनरीक्षित) में सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों एवं 


सुविधाओं सहित की जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जुलाई 2009 
2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप श्री पासवान को वरीयता एवं तद्नुसार प्रोन्नति एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित 


परिणामी लाभ ( Consequential benefits) प्राप्त होंगे परन्तु इस आधार पर उन्हें बकाया वेतनादि का लाभ 


अनुमान्य नहीं होगा । 


3. श्री पासवान पूर्ववत बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पदस्थापित रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 320 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


